निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 आषाढ़ 1932 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 9 जुलाई 2010 


( सं० पटना 464 ) 


सं० मं०म० - 01 / दूरभाष - 402 / 2007 – 955 

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


- - 


- - 


- 


- - - 


संकल्प 

2 जुलाई 2010 
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं० मं०म० - 01 / दूर - 403 / 2005 - 3269 , दिनांक 
16 दिसम्बर 2005 की कंडिका - 03 जो VPN सेवा से संबंधित है , में संकल्प सं० 573, दिनांक 15 मार्च 2007 , 
1670 , दिनांक 03 अगस्त 2007 एवं 241, दिनांक 23 फरवरी 2010 द्वारा संशोधन किया गया । अब पुनः निम्न प्रकार 
आंशिक संशोधन किया जाता है 

कंडिका - 03 में एक अतिरिक्त उप - कंडिका क्रमांक (17 ) जोड़ा जाता है जो इस प्रकार होगा - 

" गृह विभाग के अन्तर्गत रेल पुलिस, विशेष शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग एस०टी०एफ०, फायर 
सर्विसेज इत्यादि से संबंधित पदाधिकारी " 

02. उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत 333 पदाधिकारियों के लिए सुविधा अनुमान्य होगी । 
03. मूल संकल्प की अन्य कंडिकाएँ यथावत रहेगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अफ़ज़ल अमानुल्लाह, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 464 -571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


